CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 भाद्र, 1940 ( श०) 


संख्या - 870 राँची, गुरुवार 


6 सितम्बर , 2018 ( ई० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


शुद्धि पत्र 
31 अगस्त , 2018 ई . । 


संख्या- 12 / पी.- 8005 / 2014 - 4971 -- विभागीय अधिसूचना सं.- 4740, दिनांक 23 अगस्त , 2018 तथा 
विभागीय अधिसूचना सं.-4741, दिनांक 23 अगस्त , 2018 में अंकित "पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गोड्डा " 
के स्थान पर " अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा पढ़ा जाय । 

2. उक्त वर्णित अधिसूचनाओं के शेष तथ्य यथावत रहेंगे । 


3. 


इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


ह०/ 
शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 870 -- 50 


